निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 271) पटना , सोमवार , 25 फरवरी 2019 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2019 
सं० बि०व०से० ( स्था ) - 03 / 2014 - 550 - प०व० — बिहार लोक सेवा आयोग , बिहार , पटना के पत्रांक - 7 
सी० / परीक्षा - 4 - 05 / 2014 (27 ) लो०से०आ० / गो०, दिनांक 10.05. 2018 द्वारा बिहार वन सेवा अंतर्गत सहायक वन 
संरक्षक ( मूल कोटि ) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या - 2812 दिनांक 03 .10.2018 द्वारा 
सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित लेवल - 9 के वेतनमान में नियुक्त श्री राज कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक 
को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए प्रशिक्षण Slot आने तक स्तम्भ - 5 में अंकित 
कार्यालय में संलग्न किया जाता है : 
क्र०सं० | नव नियुक्त सहायक वन योगदान की | गृह संलग्न करने के निमित कार्यालय का नाम 
| संरक्षक का नाम 

तिथि जिला 
1 

3 | 4 

5 
1 | श्री राज कुमार शर्मा 28. 11. 2018 बाँका 

वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

तिरहुत वन प्रमंडल , मुजफ्फरपुर । 
2. संबंधित नव नियुक्त सहायक वन संरक्षक द्वारा अपने पद का प्रभार ग्रहण के पश्चात पदस्थापन हेतु 
प्रतीक्षारत अवधि का विनियमन किया जायेगा । 

आदेश से , 
अशोक कुमार चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


पूर्वा० 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 271 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic .in 


